रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


. 


. 


. 


u 


. 


. 


.: 


. 
" 


FRE 
. 


....: 


AXE 


. 
. 
. 
. 


. 
. 


- 


- 


- 


- 


V 


सनामब -जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 23 , 2013 / आश्विन 1 , 1935 
NEW DELHI,MONDAY, SEPTEMBER 23 , 2013/ ASVINA 1, 1935 


सं . 486 ] 
No. 486] 


संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( डाक विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013 
सा . का . नि . 648( अ ). - केन्द्र सरकार , भारतीय डाकघर अधिनियम , 1898 ( 1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित 
धारा 21 की उप -धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
(1) इन नियमों को भारतीय डाकघर ( दूसरा संशोधन ) नियम , 2013 कहा जाएगा । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । भारतीय डाकघर नियम, 1933 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा 
गया है ) के नियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 

" बशर्ते कि पत्रों, पत्र कार्डों और पोस्ट कार्डों के अतिरिक्त डाक वस्तुओं को भी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर ( अंडमान एवं 
निकोबार द्वीप समूह ) तथा पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई हवाई डाक शुल्क प्रभारित किए बगैर हवाई डाक से प्रेषित किया 

जाए । " 
( 3 ) मूल नियम के नियम 8 के उपनियम ( 4) में 
( क ) खंड ( क ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

"( क ) - - - गोलाकार के अलावा पत्र निम्नलिखित आकारों के लिफाफे में भी होंगे बशर्ते कि इनका विस्तार 458X324 
मि०मि0 से अधिक न हो , नामतः 

1. 140 X 90 मि0मी0 
2. 152 X 90 मि0मी0 
3. 176 X 100 मि0मी0 

230 X 105 मि0मी0 
5. 220 X 110 मि0मी0 
6. 162 X 114 मि0मी0 


4091GI/ 13 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


7. 176 X 122 मि०मी० 
8. 229 X 162 मि०मी० 
9. 250 X 176 मि०मी० 
10. 324 X 229 मि०मी० 
11 . 353 X 250 मि0मी0 

12. 458 X 324 मि0मी0 

+ 2 मि0मी0 की सह्य सीमा के साथ " 
( ख ) खंड (ग ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः 

" सभी लिफाफों पर लम्बाई वाले हिस्से के पीछे की ओर शीर्ष पर अथवा दायीं या बाँयी ओर फ्लैप अवश्य हों " 
( ग ) खंड ( घ ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः 

“ (घ ) लिफाफा निम्नलिखित मोटाई के कागज से निर्मित होना चाहिए : 


लिफाफा न्यूनतम 140X90 मि0मी0 और अधिकतम 245X165 मि0मी0 ( + 2 मि०मी० की सह्य सीमा के साथ) के आकार 
में निम्नलिखित मोटाई के कागज से बना हुआ होना चाहिए : 

न्यूनतम 0.15 मि0मी0 

अधिकतम 5 मि0मी0 " 
( घ) खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, नामत : 

"(च ) लिफाफे को सभी तरफ से क्रमिक रूप से बन्द किया जाए तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि लिफाफे पर 
कहीं गोंद न लगी हो । लिफाफे को बंद करने के लिए धातु की क्लिप अथवा स्टैपल का प्रयोग न किया जाए । 
( छ) लिफाफा न्यूनतम 70 जीएसएम से बना हुआ हो । 

( ज) लिफाफा पर्याप्त लचीला हो ताकि उसे यू आकार में मोड़ा जा सके । " 
( ड ) खंड ( ज ) के बाद निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे , नामत : 

"( झ ) खिड़की वाले लिफाफों में खिड़की का आकार 35 - 50 मि0मी0 ( चौड़ाई ) और 80 - 125 मि0मी0 ( लम्बाई ) के बीच 
होगा । अंतर्वस्तु को इस ढंग से रखा जाएगा कि पते का ब्लॉक जिसमें बार कोड शामिल है, खिड़की में से दिखाई 
पड़ेगा । 
( ञ ) 35 जीएसएम का ग्लोसिन कागज , 40 जीएसएम का सेलोफेन कागज तथा 15 माइक्रॉन मोटाई की पीवीसी अथवा 
बीओपीसी को खिड़की की सामग्री के रूप में निम्नलिखित न्यूनतम विनिर्देशन के साथ प्रयोग में लाया जाएगा : 
(i ) खिड़की की सामग्री लिफाफे के सपाट आमुख के अन्दर के हिस्से पर किसी सिलवट के बिना चिपक जाएगी । 
(ii) चमक का मान < 150 ( परीक्षण और सामग्री का अमेरिकी मान ( एएसटीएम ) 60 डिग्री पर मापित 2457) होना 
चाहिए । 
(iii) पृष्ठभूमि के संबंध में प्रिंट वैषम्य अनुपात आईएस 12736 के 5.4 के अनुसार परीक्षण करने पर कम से कम 40 
प्रतिशत होना चाहिए । 
(iv ) धुंधलेपन का मान (हेज़ वैल्यू ) < 75 % हो ( एएसटीएम डी 1003 - 00 प्रक्रिया ए (हेज मीटर)) । 
( ट ) लिफाफे के बाएं किनारे से खिड़के के बाएं किनारे तक की दूरी न्यूनतम 15 मि0मी0 होगी, खिड़की के ऊपरी 
किनारे की दूरी न्यूनतम 40 मि0मी0 होगी तथा लिफाफे के निचले किनारे से खिड़की के निचले किनारे की दूरी 

न्यूनतम 15 मि0मी0 होगी । " 
( 4 ) मूल नियमों के नियम 8 के बाद निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे , नामत : 

"8 - क : नियम 8 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन के मामले में पत्र अथवा वस्तु को द्वितीय श्रेणी की डाक माना जाएगा । 
8 - ख (1) : प्रेषिती का पता लिफाफे के सामने की तरफ तथा प्रेषक का पता पिछली तरफ लिखा जाएगा । लिफाफे के 
बाएं , निचले और दाईं तरफ से न्यूनतम 15 मि०मी० खाली स्थान रखा जाएगा । प्रेषक कम्पनी का लोगो और नाम बाएं 
कोने के शीर्ष पर लिखा जा सकता है तथा मुहर अथवा फ्रेंक की छाप को ऊपर दाएं कोने पर, जो प्राप्तकर्ता के पते के 
ब्लॉक से न्यूनतम 10 मि0मी0 के अंतर पर हो । प्रेषिती के पते का ब्लॉक शीर्ष से न्यूनतम 40 मि0मी0 के अंतर पर होगा । 
मुहरें अथवा फ्रेंक की छाप 74 मि0मी0 के अधिकतम क्षेत्र पर लगाई जाएगी । लिफाफे के निचले हिस्से पर बार कोड के 
मुद्रण के लिए 15 मि0मी0 का स्थान छोड़ा जाएगा तथा 2डी बार कोड के आसपास 5 मि0मी0 की खाली जगह होनी 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


चाहिए तथा प्रेषक के लोगो का आकार 25X50 मि0मी0 के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए तथा 2डी बार कोड का 
न्यूनतम आकार 18X18 मि0मी0 होना चाहिए । 
8 - ख ( 2) लिफाफे की खिड़की में खाली स्थान ( क्वाइट जोन ) सहित मुद्रित बार कोड का आकार लम्बाई में न्यूनतम 60 
मि0मी0 तथा चौड़ाई में 10 मि0मी0 रखा जाए तथा जो स्पष्ट रूप से दृश्यमान हो । 
8 - ग : यदि निजी तौर पर निर्मित लिफाफे अथवा अंतर्देशीय पत्र कार्ड पर विज्ञापन मुद्रित है, तो पते के ब्लॉक के चारों 

तरफ न्यूनतम 10 मि0मी0 का खाली स्थान रखा जाए । 
( 5) मूल नियमों के 10 - क नियम में मौजूदा स्पष्टीकरण (II ) के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण (II ) प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

नामतः 
" स्पष्टीकरण ( II ) : निजी तौर पर निर्मित पत्र कार्डों को उपयुक्त तरीके से मोड़ा जाएगा तथा अविच्छिन्न गोंद , सरेस 
अथवा अन्य किसी चिपकाने वाले पदार्थ से तीनों तरफ से पूरी तरह से बंद किया जाएगा बशर्ते कि इस नियम में 

उल्लिखित विस्तार और अन्य शर्तों का अनुपालन किया गया हो । " 
(6 ) मूल नियमों के नियम 13 के उपनियम 2 में , "लिखित संदेश शब्दों के बाद " तथा प्रेषक का पता पीछे के शीर्ष के बाएं 

तरफ कोने पर लिखा जा सकता है," शब्दों को रखा जाएगा । 
( 7) मूल नियमों के नियम 17 में , स्पष्टीकरण ( III ) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, नामतः : 

"(iv ) स्पष्टीकरण – उपर्युक्त नियम 17(1 ) के खंड ( ख ), ( घ ) और ( ड ) में उल्लिखित बीजक, लदान – पत्र, वस्तुओं अथवा 
धन की रसीदें , मुद्रित बाजार की रिपोर्ट , वस्तुओं की दर सूची, कीमत सूची, बीमा कम्पनियों द्वारा प्रीमियम के भुगतान हेतु 
प्रेषित मुद्रित नोटिस बुक पैकेट के अंतर्गत खुले लिफाफे में प्रेषित किये जाएंगे । " 

[ सं. 20 - 12 / 2012 - डी ] 
शेखर कुमार सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक (डाक व्यवसाय ) 


टिप्पणी : दिनांक 01 .01.1975 तक यथा संशोधित मूल नियम जो डाक - तार नियमावली खंड - 1, विधायी अधिनियम, भाग - 1 , 
पांचवें संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं , बाद में इनके द्वारा संशोधित हुए हैं : 


1 . सा . का. नि . 2888 ( अ), दिनांक19 दिसम्बर , 91 . सा0का0नि0 783 ( अ), दिनांक 12 अक्तूबर , 
1975 

1990 
2. सा. का. नि . 596 ( अ) , दिनांक 30 दिसम्बर , 92. सा0का0नि0 918 ( अ) , दिनांक 28 नवम्बर , 
1975 

1990 
| 3. सा . का. नि . 741 ( अ) , दिनांक 31 दिसम्बर , 93. सा0का0नि0 622 ( अ) , दिनांक 20 सितम्बर , 
1975 

1991 
4. सा. का. नि . 472 ( अ ) , दिनांक 24 जनवरी , 94. सा0का0नि0 178 ( अ) , दिनांक 6 अप्रैल , 1992 
1976 
5 . सा . का. नि . 93 ( अ ) , दिनांक 25 फरवरी , 95. सा0का0नि0 79 ( अ) , दिनांक 4 जनवरी , 1993 
1976 
| 6. सा . का .नि . 811 ( अ) , दिनांक 31 मई, 1976 96. सा0का0नि0 259 ( अ) , दिनांक 5 मार्च, 1993 
7. सा . का .नि . 943 ( अ ) , दिनांक 21 जून , 197697 . सा0का0नि0 420 ( अ ) , दिनांक 17 मई , 1993 
8. सा . का .नि . 135 ( अ) , दिनांक 7 जनवरी , 98. सा0का0नि0 615 ( अ ) , दिनांक 20 सितम्बर , 
1978 

1993 
9 . सा. का.नि . 304 ( अ) , दिनांक 29 मई , 1978 99. सा0का0नि0 616 ( अ) , दिनांक 16 सितम्बर , 

1993 
| 10. सा . का .नि . 316( अ ), दिनांक18 मई, 1979 100. सा0का0नि0 778( अ), दिनांक 27 दिसम्बर 

1993 
| 11 . सा . का . नि . 4118 ( अ) , दिनांक 29 , 101. सा0का0नि0 43 ( अ ) , दिनांक 21 जनवरी , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


|दिसम्बर , 1979 

1994 
12. सा. का.नि . 1256 ( अ) , दिनांक 13 मई , 102. सा0का0नि0 193 ( अ) , दिनांक 18 फरवरी , 
1980 

1994 
13 सा . का .नि . 490 ( अ) , दिनांक 26 जून, 1980 103. सा0का0नि0 152 ( अ ) , दिनांक 26 मार्च, 

1994 
14. सा . का . नि . 491 ( अ ), दिनांक 26 जून , 1980 104. सा0का0नि0 484( अ ), दिनांक 2 जून , 1994 
15. सा. का .नि . 380 ( अ), दिनांक 5 जून , 1981 105 . सा0का0नि0 502( अ ), दिनांक 8 जून , 1994 
16. सा . का .नि . 409( अ), दिनांक 26 सितम्बर , 106. सा0का0नि0 793 ( अ), दिनांक 7 नवम्बर , 
1981 

1994 
17. सा . का. नि . 59( अ), दिनांक 11 फरवरी , | 107. सा0का0नि0 836( अ), दिनांक 5 दिसम्बर , 
1982 

1994 
18. सा. का. नि . 411 ( अ), दिनांक 13 मई , 1982 | 108 सा0का0नि0 860 ( अ), दिनांक 21 दिसम्बर , 

1994 
19. सा . का . नि . 417( अ), दिनांक 22 मई, 1982 109 . सा0का0नि0 873( अ), दिनांक 21 दिसम्बर 

1994 
20 . सा. का . नि . 520 ( अ), दिनांक 10 अगस्त , 110 . सा. का . नि . 931 ( अ), दिनांक 26 दिसम्बर , 
1982 

1994 
21. सा . का . नि . 33 ( अ), दिनांक 20 जनवरी , 111. सा . का .नि . 121 ( अ), दिनांक 24 फरवरी , 1995 
1983 
| 22 . सा . का .नि . 49 ( अ), दिनांक 2 फरवरी , 1983 112. सा . का .नि . 342( अ ), दिनांक 18 अप्रैल , 1995 
| 23 . सा . का .नि . 92( अ), दिनांक 21 मार्च, 1983 113. सा . का .नि . 484( अ ), दिनांक 14 जून , 1995 
24. सा . का .नि . 444 ( अ), दिनांक 23 मार्च, 1983 114. सा . का .नि . 736 ( अ ), दिनांक 13 नवम्बर , 

1995 
25. सा. का. नि . 37 ( अ), दिनांक 17 जनवरी , | 115. सा. का. नि . 737 ( अ ), दिनांक 13 नवम्बर , 
1984 

1995 
26. सा . का .नि . 1652( अ ), 19 मई , 1984 | 116. सा . का .नि . 926 ( अ), दिनांक 20 नवम्बर , 

1995 
27 . सा . का .नि . 637 ( अ), दिनांक 16 अप्रैल , | 117. सा . का .नि . 764 ( अ ), दिनांक 29 नवम्बर , 
1986 

1995 
28. सा . का .नि . 329 ( अ), दिनांक 3 मई, 1986 118. सा . का .नि . 783 ( अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 1995 
29. सा . का .नि . 461 ( अ), दिनांक 14 जून , 1986 119. सा . का .नि . 201 ( अ), दिनांक 7 मई, 1996 
30. सा . का .नि . 2420 ( अ), दिनांक 28 जून , 120. सा . का .नि . 372( अ ), दिनांक 21 अगस्त, 1996 
1986 
31. सा. का.नि . 436 ( अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986 121. सा. का.नि . 27 (अ), दिनांक 18 सितम्बर , 

1996 
32. सा . का. नि . 2460( अ), दिनांक 24, जुलाई , - 122 . सा . का .नि . 517( अ), दिनांक 6 दिसम्बर 1996 
1986 
33. सा . का .नि . 3677 ( अ), दिनांक 25 अक्तूबर , 123 . सा. का .नि . 573( अ), दिनांक 18 
1986 

दिसम्बर , 1996 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 34. सा . का . नि . 1333( अ), दिनांक 29 दिसम्बर , 124. सा . का .नि . 267 ( अ), दिनांक 19 मई, 1997 
1986 
35 . सा . का .नि . 85 ( अ ), दिनांक 6 फरवरी , 1987 125 . सा . का .नि . 295( अ), दिनांक 30 मई, 1997 
36. सा . का .नि . 548( अ ), दिनांक 28 फरवरी , 126 . सा . का. नि . 318( अ), दिनांक 10 जून , 1997 
1987 
37. सा . का . नि . 379 ( अ ), दिनांक 10 अप्रैल , | 127. सा. का .नि . 351 ( अ), दिनांक 26 जून , 1997 
1987 
38. सा . का .नि . 265 ( अ ), दिनांक 11 अप्रैल , 128 . सा . का .नि . 723( अ ), दिनांक 26 दिसम्बर , 
1987 

1997 
39. सा . का . नि . 480 ( अ), दिनांक 29 अप्रैल , 129 . सा . का .नि . 41( अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998 
1987 
40. सा . का . नि . 531 ( अ ), दिनांक 27 मई , 1987 130 . सा . का .नि . 42( अ ), दिनांक 21 जनवरी, 1998 
41. सा . का .नि . 0438 ( अ ), दिनांक 6 जून , 1987 131. सा . का .नि . 406 ( अ), दिनांक 26 जुलाई, 1998 
| 42. सा . का . नि . 632( अ), दिनांक 27 अगस्त , 132. सा . का.नि . 503( अ), दिनांक 19 अगस्त , 1998 
1987 
43. सा . का. नि . 688 ( अ), दिनांक 30 अगस्त , | 133 . सा . का . नि . 40 ( अ), दिनांक 21 जनवरी , 1999 
1987 
44 . सा . का .नि . 807 ( अ), दिनांक 2 सितम्बर , | 134 . सा . का. नि . 46( अ ), दिनांक 22 जनवरी, 1999 
1987 
45. सा . का . नि . 823 ( अ), दिनांक 15 सितम्बर , 135 . सा . का . नि . 77 ( अ ), दिनांक 9 फरवरी, 1999 
1987 
46. सा . का. नि . 829 ( अ), दिनांक 15 सितम्बर , 136. सा . का .नि . 345 ( अ ), दिनांक 13 मई, 1999 
1987 
47. सा . का. नि . 976( अ), दिनांक 9 नवम्बर , 137 . सा . का .नि . 357( अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2000 
1987 
48. सा . का. नि . 1 ( अ), दिनांक 1 जनवरी , 1988 138. सा . का .नि . 672( अ), दिनांक 25 अगस्त, 2000 
49. सा . का .नि . 2 ( अ ), दिनांक 1 जनवरी , 1988 139 . सा . का . नि . 071 ( अ), दिनांक 7 फरवरी, 2001 
50 . सा . का .नि . 55 ( अ), दिनांक 15 जनवरी , 140. सा . का .नि . 387( अ ), दिनांक 24 मई , 2001 
1988 
51 . सा . का .नि . 212 ( अ), दिनांक 26 फरवरी, | 141. सा . का . नि . 7 ( अ), दिनांक 3 जनवरी, 2002 
1988 
| 52 . सा . का .नि . 344 ( अ ), दिनांक 4 मार्च, 1988 142. सा . का . नि . 23( अ), दिनांक 11 जनवरी , 2002 
53. सा . का .नि . 388 ( अ), दिनांक 14 अप्रैल , 143. सा. का .नि . 366 ( अ), दिनांक 14 मई, 2002 
1988 
54. सा . का .नि . 462 ( अ), दिनांक 2 मई, 1988 144. सा . का .नि . 381 ( अ), दिनांक 24 मई , 2002 
55 . सा. का .नि . 639( अ), दिनांक 23 मई , 1988 145. सा. का .नि . 612( अ), दिनांक 2 सितम्बर 2002 
56. सा. का .नि . 683 ( अ), दिनांक 7 जून ,1988 146. सा. का .नि . 637( अ), दिनांक 11सितम्बर , 

2002 
57 . सा . का . नि . 624( अ), दिनांक 29 जून , 1988 147 . सा . का .नि . 705 ( अ), दिनांक 4 सितम्बर , 

2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


58 . सा . का .नि . 633 ( अ), दिनांक 1 जुलाई, 1988 148. सा . का . नि . 514( अ), दिनांक 10 अगस्त , 2004 
59 . सा . का .नि . 684 ( अ), दिनांक 8 जुलाई, 1988 149. सा . का .नि . 670 ( अ), दिनांक 14 अक्तूबर , 2004 
60. सा . का .नि . 866( अ), दिनांक 26 सितम्बर , 150 . सा . का. नि . 292( अ), दिनांक 13 मई, 2005 
1988 
61 . सा . का .नि . 1022( अ), दिनांक 31 दिसम्बर , 151 . सा . का . नि . 30 ( अ), दिनांक 20 जनवरी, 2006 
1988 
62. सा . का. नि . 14( अ), दिनांक 4 जनवरी , 152. सा . का .नि . 466 ( अ ), दिनांक 8 अगस्त, 2006 
1989 
63. सा . का .नि . 68( अ), दिनांक 10 जनवरी , | 153. सा . का .नि . 487 ( अ), दिनांक 18 अगस्त 2006 
1989 
64. सा. का. नि . 180 ( अ), दिनांक 24 फरवरी , | 154. सा . का .नि . 663( अ), दिनांक 25 अक्तूबर , 2006 
1989 
65. सा . का. नि . 223( अ), दिनांक 28 फरवरी , | 155. सा . का .नि . 762 ( अ), दिनांक 21 दिसम्बर , 
1989 

2006 
66 . सा . का .नि . 180 ( अ ), दिनांक 1 मार्च, 1989 156 . सा . का. नि . 210 ( अ), दिनांक 20 मार्च, 2007 
67 . सा . का .नि . 314 ( अ ), दिनांक 1 मई, 1989 157. सा . का .नि . 420( अ ), दिनांक 11 जून , 2007 
68. सा . का .नि . 435 ( अ), दिनांक 9 जून , 1989 158 . सा . का .नि . 511 ( अ), दिनांक 27 जुलाई, 2007 
69. सा. का .नि . 478 ( अ), दिनांक 24 जून , 1989 159. सा . का .नि . 532( अ), दिनांक 3 अगस्त , 2007 
70. सा. का .नि . 639( अ), दिनांक 26 अगस्त, 160 . सा . का .नि . 775( अ), दिनांक 18 दिसम्बर , 
1989 

2007 
71 . सा . का .नि . 804( अ), दिनांक 12 अक्तूबर , 161. सा . का . नि . 22( अ ), दिनांक 9 जनवरी , 2008 
1989 
72. सा . का .नि . 821 ( अ), दिनांक 16 अक्तूबर , | 162. सा . का .नि . 59 ( अ), दिनांक 25 जनवरी , 2008 
1989 
73. सा. का. नि . 898 ( अ), दिनांक 2 दिसम्बर , 163. सा . का .नि . 238 ( अ), दिनांक 28 मार्च, 2008 
1989 
74. सा . का. नि . 965 ( अ), दिनांक 12 दिसम्बर , 164 . सा. का. नि . 400 ( अ), दिनांक 25 मई , 2008 
1989 
75 . सा. का.नि . 1077 ( अ), दिनांक 29 दिसम्बर , 165 . सा . का. नि. 588( अ), दिनांक 11 अगस्त , 2008 
1989 
76. सा. का . नि . 1078 ( अ), दिनांक 29 दिसम्बर , 166. सा . का .नि . 864 ( अ ), दिनांक 18 दिसम्बर , 
1989 

2008 
77 . सा . का .नि . 967( अ), दिनांक 30 दिसम्बर , 167 . सा. का.नि . 86 ( अ), दिनांक 9 फरवरी 2009 
1989 
78. सा . का . नि . 198( अ ), दिनांक 5 फरवरी , 168. सा . का .नि . 282( अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2009 
1990 
79. सा . का .नि . 100 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 1990 169. सा . का .नि . 789 ( अ), दिनांक 28 अक्तूबर , 2009 
| 80 . सा . का .नि . 197 ( अ), दिनांक 5 मार्च, 1990 170 . सा . का .नि . 310 ( अ), दिनांक 12 अप्रैल , 2010 
81. सा . का .नि . 312( अ), दिनांक 5 अप्रैल , 1990 171. सा. का .नि . 379( अ), दिनांक 5 मई, 2010 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


172. सा . का .नि . 408( अ ), दिनांक 17 मई, 2010 


| 82 सा . का .नि . 358( अ), दिनांक 30 अप्रैल , 

1990 
| 83 . सा . का .नि . 379( अ ), दिनांक 11 मई, 1990 
| 84. सा . का. नि . 544( अ), दिनांक 5 जून, 1990 
85. सा . का .नि . 545( अ ), दिनांक 5 जून , 1990 
86. सा . का . नि . 783 ( अ), दिनांक 13 जून, 1990 
87. सा . का . नि . 68 ( अ), दिनांक 10 अगस्त 
1990 
88. सा . का .नि . 628 ( अ), दिनांक 18 अगस्त , 
1990 
89 . सा . का .नि . 671 ( अ), दिनांक 31 अगस्त , 
| 1990 
| 90 . सा . का .नि . 694 ( अ), दिनांक 11 सितम्बर , 
1990 


173. सा . का .नि . 517( अ ), दिनांक 16 जून , 2010 
174. सा . का. नि . 10 ( अ), दिनांक 4 जनवरी, 2011 
175. सा . का .नि . 37 ( अ), दिनांक 19 जनवरी , 2011 
176 . सा . का .नि . 58( अ ), दिनांक 31जनवरी , 2011 
177. सा . का. नि . 63 ( अ), दिनांक 3 फरवरी , 2011 


MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY 


( Department of Posts ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd September, 2013 


G .S .R . 648 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of Section 21 read 
with Section 74 of the Indian Post Office Act , 1898 (6 of 1898), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules , 1933 , 
namely : 
( 1 ) These rules may be called theIndian Post Office (Second Amendment ) Rules , 2013. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette. In the 
Indian Post Office Rules , 1933 (hereinafter referred to as the principle rules ), in Rule 2 , the 
following proviso shall be inserted , namely : 
" Provided that the postal articles other than letters, letter cards and post cards shall also be 
transmitted by air from Chennai to Port Blair (Andaman and Nicobar Islands) and vice 
versa without charging air mail fee ” . 
(3 ) In rule 8 of the principal rules , in sub -rule (4 ) - 

(a ) For clause ( a ), the following clause shall be substituted , namely : 
“ (a ) – Letter in other than roll form shall be in envelope of the following sizes, unless its 
dimensions are more than 458 x 324 mm , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1)] 


oo| 


- 


aj 


☺ 


D 


140x90 mm 
152x90 mm 
176x100 mm 
230x105 mm 
220x110 mm 
162x114 mm 
176x122 mm 
229x162mm 
250x176mm 
324x229mm 


o 


N 


00 


0 


11 
12 . 


353x250mm 
458x324mm 


with tolerance of + 2mm ”. 


(b ) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely : 
" (c ) All envelopes must have flap either at the top on back of the longer side or at right or 
left” , 


(c ) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely : 
" (d ) Envelope should bemade of paper of following thickness: 
Envelope sizes minimum 140 x 90 mm and maximum 245 x 165 mm (with + 2mm 
tolerance ) should be made of paper of the following thickness: 
Minimum 0. 15 mm 
Maximum 5 mm "; 


(d ) after clause ( e ), the following clauses shall be inserted , namely : 
“(f) Envelope should be continuously closed on all sides taking care to avoid a residue of 
gum on the envelope itself. Metal clips or staples should notbe used for closing envelope . 
(g) Envelope should be made of minimum 70 GSM . 
(h ) Envelope must be flexible enough to bend into U shape.” 


( e ) after clause (h ), the following clauses shall be inserted , namely : 
“(i) Envelopes with window shall have sizes of window between 35 -50 mm (breadth) and 
80 -125 mm (Length). Contents shall be placed in such manner that only address block 
which includes bar code shall be visible through window . 


[ TT II – Que 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(j) Glassine paper of 35 GSM , Cellophane paper of 40 GSM and PVC or BOPP of 15 
micron thickness shall be used as window material with the minimum specifications 
(i) the window material shall stick without any wrinkles to the inner side of the plain front of 
the envelope ; 


(ii) gloss value must be < 150 (American standards of testing and material (ASTM ) 2457 
measured at 60 degrees ) ; 


( iii ) print contrast ratio with respect to background shall be at least 40 per cent when tested 
according to 5 .4 of IS 12736 ; 


(iv) haze value must be s 75 % (ASTM D1003-00 Procedure A (Haje meter ). 


(k ) Distance of left edge of window from left edge of envelope shall be minimum 15mm , 
distance of top edge of window shall be minimum 40 mm , and distance of bottom edge of 
window from bottom edge of envelope shall be minimum 15 mm ". 


(4) After rule 8 of the principal rules, the following rules shall be inserted , namely: 
" 8 - A : In case of infringement of the condition specified in rule 8 , the letter or article shall be 
treated as second class mail. 
8 - B ( 1 ) : Address of the addressee shall be written on front side and sender s address on 
back side on an envelope . Minimum 15mm blank space shall be kept from left , bottom and 
right side of envelope . Logo and name of the senders company can be written on top left 
corner and stamps or frank impression on top right corner having gap of minimum 10mm 
from address block of recipient. Address block of addressee shall have minimum gap of 
40 mm from top . Stamps or Frank impressions shall be affixed in maximum area of 74 mm . 
15mm shall be left for bar code printing at the bottom of envelope and there should be 
5 mm quiet space around 2D barcode and the sender s logo size should not exceed 
25 x 50 mm in size and the 2D barcode should have minimum size 18 x 18 mm . 


8 -B (2 ) The size of printed bar code along with quiet zone should be kept minimum 60 mm 
in length and 10 mm in breadth in a window of envelope and should be clearly visible. 


8 - C : A quiet zone of minimum 10 mm on all sides of address block must be maintained if 


advertisement is printed on privately manufactured envelope or inland letter card ." 


(5 ) In rule 10 - A of the principal rules, for existing Explanation ( ii ), the following Explanation 


(ii) shall be substituted , namely : 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i) ] 


" Explanation (ii): Letter Cards of private manufacture shall be suitably folded and fully 
closed on three sides by continuous gumming , glue or any other adhesive provided the 
dimensions and other conditions mentioned in this rule are complied with ." 
(6 ) In rule 13 of the principal rules, in sub -rule 2 , after the words " written communication ”, 
the words “ and address of the sender may be written on top left-hand corner of back ”, shall 
be inserted . 

(7) In rule 17 of the principal rules, after Explanation (iii), the following Explanation shall be 
inserted , namely: 
“ (iv ) Explanation - Invoices, bills of lading, receipts for goods or money, printed market 
reports , quotations for goods , pricelists, printed notices for payment of premia posted by 
insurance companies mentioned in clauses (b ), (d ) and (e) of Rule 17 (1) above shall be 
transmitted in open cover under book Packets ." . 

[No. 20 -12 /2012 - D ] 


SK SINHA , Chief GeneralManager (Mail Business ) 


Note : The principal rules as amended up to the 15 January , 1975 were published in the 
Posts and Telegraphs Manual Volume - I, Legislative Enactments, Part I, Fifth Edition and 
subsequently amended vide notifications - 


1 . G . S . R . 2888 , dated the 19 " December , 1975 . 

91 . G . S . R .783 ( E ) , dated the 12th October , 1990 . 
2 . G . S . R . 596 (E ), dated the 30th December, 1975 . 92 . G . S . R . 918 ( E ), dated the 28th November, 1990 . 
3 . G . S . R . 741 ( E ) , dated the 31 December , 1975 . 93 . G . S . R . 622 ( E ), dated the 20 " September , 1991. 
4 . G . S . R . 472 , dated the 24th January , 1976 . 

94 . G . S . R . 178 ( E ), dated the 6th April , 1992 . 
5 . G . S .R . 93 (E ), dated the 25th February , 1976 . 95 . G . S . R . 79 ( E ), dated the 4th January , 1993. 
6 . G .S . R . 811 (E ), dated the 31st May, 1976 . 

96 . G . S . R . 259(, E ), dated the 5th March 1993 . 
7 . G . S . R . 943 ( E ), dated the 21st June, 1976 . 

97 . G . S . R . 420 ( E ) , dated the 17th May , 1993 . 
8 . G . S . R . 135 ( E ), dated the 7th January , 1978 . 98 . G . S . R . 615 (E ), dated the 20th September, 1993 . 
9 . G . S .R . 304 (E ), dated the 29th May, 1978 . 

99 . G . S . R . 616 ( E ), dated the 16th September , 1993. 
10 . G . S . R . 316 (E ), dated the 18th May , 1979. 100 . G . S . R . 778 (E ), dated the 27th December , 1993. 
11. G . S . R . 4118 ( E ) , dated the 29th December, 1979 . 101. G . S . R . 43 ( E ), dated the 21 January , 1994 . 
12 . G . S .R . 1256 ( E ), dated the 13th May, 1980. 102. G . S . R . 193 ( E ), dated the 18th February , 1994 . 
13. G . S .R . 490 (E ), dated the 26 " June, 1980 

103. G . S .R . 152(E ), dated the 26th March , 1994. 
14 . G . S . R . 491 (E ), dated the 26th June , 1980 

104 . G . S . R . 484 (E ), dated the 2nd June, 1994 . 
15 . G . S . R . 380 (E ), dated the 5th June, 1981 

105 . G . S . R . 502 (E ), dated the 8th June , 1994. 
16 . G . S . R . 409 ( E ), dated the 26th September, 1981 106 . G . S . R . 793 (E ), dated the 7th November, 1994 . 
17 . G . S .R . 59 (E ), dated the 11th February , 1982 107 . G . S . R . 836 (E ), dated the 5th December , 1994 . 
18 . G .S . R . 411 (E ), dated the 13th May, 1982 . 

108 G . S . R . 860 (E ), dated the 21 " December, 1994. 
19 . G . S . R . 417 ( E ), dated the 22nd May , 1982. 

109 G . S . R . 873(E ), Dated the 21st December, 1994 . 
20 . G . S . R . 520 (E ), dated the 10" August, 1982 . 110 . G . S . R . 931( E ), dated the 26 " December, 1994. 
21. G . S . R . 33 (E ), dated the 20th January , 1983 . 111 . G . S . R . 121( E ), dated the 24th February , 1995 . 
22 . G .S . R . 49(E ), dated the 2nd February , 1983 . 112 . G .S .R . 342(E ), dated the 18th April , 1995 . 
23 . G . S . R . 92 (E ), dated the 21st March , 1983. 113 . G . S .R . 484 (E ), dated the 14 " June, 1995 . 
24 . G . S . R . 444 (E ), dated the 23rd March , 1983. 114 . G . S .R . 736 (E ), dated the 13th November, 1995 . 
25 . G . S . R . 37 (E ), dated the 17th January , 1984 . 115 . G . S . R . 737 (E ), dated the 13th November , 1995 . 
26 . G .S . R . 1652 (E ), dated the 19th May , 1984 . 116 . G .S . R . 926 (E ), dated the 20th November , 1995 . 


[ 411 II - QUE 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 . G .S . R . 637 (E ), dated the 16th April, 1986 . 
28 . G . S . R . 329, dated the 3rd May , 1986 . 
29 . G . S . R . 461, dated the 14 " June, 1986 . 
30 . G .S . R . 2420 , dated the 28th June , 1986 . 
31. G .S . R . 436 (E ), dated the 24th July, 1986 . 
32 . G . S . R . 2460 (E ), dated the 24 " July , 1986 . 
33 . G . S . R , 3677 (E ), dated the 25th October, 1986 . 
34 . G . S . R . 1333 ( E ), dated the 29th December , 1986 . 
35 . G . S . R . 85 (E ), dated the 6th February , 1987 . 
36 . G . S . R . 548 (E ), dated the 28th February , 1987 . 
37 . G . S . R . 379 (E ), dated the 10 " April , 1987 . 
38 . G .S .R . 265 (E ), dated the 11th April, 1987 . 
39 . G . S .R . 480(E ), dated the 29th April , 1987 . 
40 . G . S . R . 531 (E ), dated the 27 " May , 1987 . 
41. G .S .R . 438 (E ), dated the 6th June , 1987 . 
42 . G . S . R . 632 ( E ), dated the 27th August, 1987 . 
43. G . S .R . 688, dated the 30th August, 1987 . 
44 . G . S . R . 807 (E ), dated the 2nd September, 1987. 
45 . G . S . R . 823 (E ), dated the 15th September, 1987 . 
46 . G . S . R . 829( E ), dated the 15th September, 1987 . 
47 . G . S . R . 976 ( E ), dated the oth November, 1987 . 
48 . G . S . R . 1 (E ), dated the 1st January , 1988 . 
49. G . S . R . 2 (E ) , dated the 1 % January , 1988 . 
50 . G . S . R . 55 (E ), dated 15th January , 1988 . 
51. G . S . R . 212 ( E ), dated the 26 " February , 1988 . 
52 . G . S . R . 344 (E ), dated the 4th March , 1988 . 
53. G . S . R . 388 ( E ), dated the 14 " April , 1988 . 
54 . G . S . R . 462( E ), dated the 2nd May, 1988 . 
55 . G . S . R . 639 ( E ), dated the 23rd May, 1988 . 
56 . G . S . R . 683, dated the 7th June , 1988 . 
57 . G . S . R . 624 (E ), dated the 29th June, 1988 . 
| 58 . G . S . R . 633 (E ), dated the 1° July , 1988 . 
59 . G . S . R . 684 (E ), dated the 8th July , 1988 . 
60 . G . S . R . 866 (E ), dated the 26th September , 1988 . 
61. G . S . R . 1022 (E ), dated the 31st December, 1988 . 
62. G . S . R . 14 ( E ), dated the 4 " January , 1989. 
63. G . S . R . 68 ( E ), dated the 10th January , 1989. 
64. G . S . R . 180 (E ), dated the 24 " February , 1989 . 
65 . G . S . R ., 223( E ), dated the 28th February , 1989 . 
66 . G . S . R . 180 ( E ) , dated the 1stMarch , 1989 . 
67. G . S . R . 314 (E ), dated the 1stMay, 1989. 
68 . G . S . R . 435 ( E ), dated the 9th June, 1989. 
69. G . S . R . 478 ( E ), dated the 24th June, 1989 . 
70 . G . S . R . 639 ( E ), dated the 26th August, 1989. 
71. G . S . R . 804 ( E ) dated the 12th October, 1989. 
72 . G . S . R . 821 (E ), dated the 16th October , 1989. 
73 . G . S . R . 898 , dated the 21° December , 1989 . 
74 . G . S . R . 965 , dated the 12 " December, 1989 . 
75 . G . S . R .1077 ( E ), dated the 29th December, 1989. 
76 . G . S . R . 1078 ( E ), dated the 29th December, 1989 . 
77 . G . S . R . 967 (E ), dated the 30th December, 1989. 
78 . G . S . R . 198 (E ), dated the 5th February , 1990 . 
79 . G . S . R . 100 ( E ), dated the 1st March , 1990 . 
80 . G . S . R . 197 ( E ), dated the 5th March , 1990 . 
81. G . S . R . 312 ( E ), dated the 5th April, 1990 . 
82. G . S . R . 358 ( E ), dated the 30 "" April, 1990 . 
83. G . S . R . 379 ( E ) , dated the 11th May , 1990 . 


117 . G . S . R . 764 (E ), dated the 29th November, 1995 . 
118 . G . S . R . 783 (E ), dated the 7th December, 1995 . 
119 . G . S .R . 201(E ), dated the 7th May , 1996 . 
120 . G . S . R . 372 (E ), dated the 21st August, 1996 . 
121 . G . S . R . 27 ( E ) , dated the 18th September , 1996 . 
122 . G . S . R . 517 ( E ), dated the 6th December, 1996 . 
123 . G . S . R . 573 (E ), dated the 18th December, 1996 . 
124 . G . S . R . 267 ( E ), dated the 19th May, 1997 . 
125 . G . S . R . 295 (E ), dated the 30th May , 1997 . 
126 . G . S . R . 318 (E ), dated the 10th June, 1997 . 
127 . G .S . R . 351( E ), dated the 26th June , 1997 . 
128 . G .S . R . 723 (E ), dated the 26th December, 1997 . 
129 . G . S . R . 41 ( E ), dated the 21st January , 1998 . 
130 . G . S . R . 42 (E ), dated the 21 January , 1998 . 
131. G . S . R . 406 ( E ), dated the 26th July , 1998 . 
132 . G . S . R . 503 ( E ), dated the 19th August, 1998 . 
133 . G . S . R . 40 ( E ), dated the 21 January , 1999 . 
134 . G .S .R . 46 ( E ), dated the 22nd January, 1999 . 
135 . G . S . R . 77 (E ), dated the 9th February, 1999 . 
136 . G . S .R . 345 (E ), dated the 13th May , 1999 . 
137 . G . S . R . 357 ( E ), dated the 27th April, 2000 . 
138 . G . S . R . 672(E ), dated the 25th August, 2000 . 
139 . G . S . R . 71( E ) , dated the 7th February , 2001. 
140 . G . S . R . 387 (E ), dated the 24th May, 2001. 
141 . G . S .R . 7 (E ), dated the 3rd January , 2002 . 
142 . G . S . R . 23( E ), dated the 11th January , 2002. 
143. G . S . R . 366 ( E ), dated the 14 " May, 2002. 
144 . G . S . R . 381( E ), dated the 24th May, 2002. 
145 . G . S . R . 612 (E ), dated the 2nd September, 2002. 
146 . G . S . R . 637 (E ), dated the 11 "^ September, 2002. 
147 . G . S . R . 705 (E ), dated the 4th September, 2003. 
148 . G . S . R . 514 (E ), dated the 10th August, 2004 . 
149 . G . S . R . 670 ( E ), dated the 14 " October , 2004 . 
150 . G . S . R . 292 ( E ), dated the 13th May, 2005 . 
151. G . S . R . 30 ( E ), dated the 20th January , 2006 . 
152 . G . S . R . 466 ( E ), dated the 8th August , 2006 . 
153. G . S . R . 487 ( E ), dated the 18 " August, 2006 . 
154 . G . S . R . 663 (E ), dated the 25 " October , 2006 . 
155 . G . S . R 762 (E ), dated the 21 December. 2006 . 
156 . G . S . R . 210 ( e ), dated the 20th March , 2007 . 
157. G . S . R . 420 ( E ), dated the 11th June, 2007 . 
158. G . S . R . 511 (E ), dated the 27th July , 2007. 
159. G . S . R . 532 ( E ), dated the 3rd August, 2007. 
160. G . S . R . 775 ( E ), dated the 18th December, 2007 . 
161. G . S . R . 22 ( E ) , dated the 9th January , 2008 . 
162. G . S . R .59( E ), dated the 25th January , 2008 . 
163. G . S . R . 238 ( E ), dated the 28th March , 2008 . 
164. G . S . R . 400 (E ), dated the 25th May , 2008. 
165 . G . S . R . 588 (E ), dated the 11th August, 2008 . 
166 . G . S . R . 864 ( E ), dated the 18th December, 2008 . 
167 . G . S . R . 86 (E ), dated the 9th February , 2009. 
168. G . S . R . 282 (E ), dated the 24th April, 2009 . 
169. G . S . R . 789 ( E ), dated 28th October, 2009 . 
170. G . S . R . 310 (E ), dated 12th April , 2010 . 
171. G . S . R . 379( E ), dated 5th May 2010 . 
172 G . S . R . 408 ( E ), dated 17th May , 2010. 
173 . G . S . R . 517 (E ), dated 16th June, 2010 . 


000000000000 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


84. G . S . R . 544 (E ), dated the 5th June , 1990 . 
85 . G . S . R . 545 ( E ), dated the 5th June , 1990 . 
86 . G . S . R . 783( E ) , dated the 13th June , 1990 . 
87 . G . S . R . 68 (E ), dated the 10th August, 1990 . 
88 . G . S . R . 628 (E ), dated the 18th August, 1990 . 
89. G .S .R .671 (E ), dated the 31st August, 1990 . 
90 . G . S . R . 694 (E ), dated the 11 " September 1990 . 


174 . S .O . 10 (E ), dated 4th January , 2011. 
175 . G . S . R . 37 (E ), dated 19th January , 2011. 
176 . G . S . R . 58 (E ), dated the 31 January , 2011. 
177 . G . S . R . 63 (E ), dated 3rd February , 2011. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


